PART 11 


HARYANA GOVT GAZ ., DEO . 12 , 2000 ( AGHN 21 , 1922 SAKA) 


819 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़कें ) 


दिनांक 28 नवम्बर, 2000 


भूमि अभिग्रहण के अधिनियम 1894 की धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना 

संख्या 1207. -चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सरकारी प्रयोजन 
नामत : करनाल - कुंजपुरा रोड़ पर इन्द्री इस्केप का पुल निर्माण के लिए ली जानी अपेक्षित है इसलिए एतद् द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभवतः अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिए जारी की गई है , 
जिनसे यह सम्बन्धित हो । 


उपरोक्त धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों का , जो फिलहाल अपने 
कर्मचारियों तथा कारिन्दों क साथ काम में लगे हुए हैं , इलाके में किसी भूमि प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों 
को करने के लिए अधिकृत करते हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 


कोई हितबद्ध व वह व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई प्रापत्ति हो , इस अधिसूचना 
के प्रकाशन से तीस दिन के अन्दर - अन्दर जिला अभिग्रहण करैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला कैंट , 
के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता है । 


जिला 


तहसील 


मौलाना इलाका 


एकड़ों में 


क्षेत्र / खसरा नं . 


करनाल 


करनाल 


मंगलपुर, 


0. 80 


20 


हदबस्त नं . १ 


16, 23,24, 25 


1 


22 


2,3, 4/13 


करनाल 


करनाल 


बुढाखेडा , 


0.52 


67,70 


हदबस्त नं . I 


( हस्ता .) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
करनाल वृत , लो ० नि ० वि ० , भ ० तथा स ० शाखा , 

करनाल । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROAD ) 


The 28th November , 2000 


No. 1207. — Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to bo 
needed , to be taken by the Government , at public expenses , for a purpose , namely to the construc 
tion of Bridge over Indri escape cn Karnal-Kunjpura Road . 


1 


820 


HARYANA GOVT GAZ , DEC . 12, 2000 (AGHN 21, 1922 SAKA ) 


[ PART I 


The notification is made vader the provisions of Section 4 of the Land Acquisition 
Act , 1894 , for a !l to whom * may concerne 12 cxercise of the power & copfosed by the aforcaid 
Section , the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for the time being engaged in 
the undertaking with thels servants and workmen to enter upon and survey any land in the 
locality and do all other acts required or permitted by that section 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may 
within 30 ( thirty ) days of the publication of the notification , file an objection in writing before the Land 
Acquisition Collectos, P.W.D., B & R. Branch , Ambala Cantt. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Villac 


Alca in Acres 


Boundary or Khatra Noy . 


Karnal 


Kurnal 


0.80 


20 


Mangalmur 
8. B. No , 1 


16 , 23, 24, 25 


-- 


22 


2 , 3 , 4/1 


Karnal 


Karnal 


0.52 


67, 70 


Budha Khera , 
H. B. NO , 1 


(Sd.) 


Superintending Engincor, 


Kappal Circle , F. W.P., B. and R. Branch , 

Karna ). 


25243CS ( H ) -Govt . Press , U.T. , Chd . 


